निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1008 ) पटना , वृहस्पतिवार , 16 दिसम्बर 2021 


सं ० 10 / सिमु०-06 / 2017 / 1355 

शिक्षा विभाग 


1 


संकल्प 

14 दिसम्बर 2021 
विशयः- सिमुलतला आवासीय विद्यालय , सिमुलतला , जमुई में 01 प्राचार्य , 01 उप प्राचार्य 62 शिक्षक एवं 63 

शिक्षकेत्तर कर्मी अर्थात 127 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियुक्ति हेतु अनुमानित कुल 7,30,31,868 / 
( सात करोड़ तीस लाख एकतीस हजार आठ सौ अड़सठ ) रुपये के वार्षिक व्यय भार पर 127 स्थायी पद 

सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में । 
राज्य में उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र के रूप में सिमुलतला आवासीय विद्यालय , सिमुलतला , जमुई की स्थापना की गयी 
है जो सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थान है । वर्तमान में उक्त विद्यालय में संविदा पर शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर 
कर्मचारी कार्यरत हैं । प्रसंगाधीन विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने के प्रयोजनार्थ स्थायी पदों 
के के सृजन की आवश्यकता है , जिसपर उत्कृष्ट शिक्षकों / कर्मियों की नियुक्ति की जा सके । समीक्षोपरान्त प्राचार्य , उप प्राचार्य , 
उच्च माध्यमिक , माध्यमिक शिक्षकों एवं विभिन्न कोटि के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद चिन्हित किये गये हैं । 

2. प्राचार्य , उप प्राचार्य , उच्च माध्यमिक शिक्षक , माध्यमिक शिक्षक एवं विभिन्न पदों पर शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों 
का सृजन संबंधी अधोलिखित निर्णय लिया गया है : 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 दिसम्बर 2021 


2.1 प्राचार्य , उप प्राचार्य , 


, 


क्र . 


सातवें ( 7th ) पुनरीक्षित वेतनमान के 

अनुसार अनुशंसित वेतनमान एवम् 
राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय 


पदों की 
संख्या 


पद का नाम 


सातवें ( 7th ) पुनरीक्षित 
वेतनमान के अनुसार 

आहरित लेवल 


अनुमान्य भत्ते 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


प्राचार्य 


लेवल -13 


01 


118500 


2 . 


उप - प्राचार्य 


01 


लेवल -12 


78800 


कुल योग 


197300 


02 


लेवल -11 


67700 


02 


67700 


लेवल -11 
लेवल -11 


02 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


67700 


2.2 उच्च माध्यमिक शिक्षक 

सहायक शिक्षक 
3 

( भौतिकी ) Physics 
4 सहायक शिक्षक ( रसायन 
5 सहायक शिक्षक ( गणित ) 

सहायक शिक्षक 
6 

( वनस्पति विज्ञान ) 

सहायक शिक्षक 
7 

( जन्तु विज्ञान ) 
8 सहायक शिक्षक ( इतिहास ) 

सहायक शिक्षक 
9 

( राजनीति विज्ञान ) 
10 सहायक शिक्षक ( भुगोल ) 
11 सहायक शिक्षक ( अर्थशास्त्र ) 

सहायक शिक्षक 
12 

( समाज शास्त्र ) Sociology 
13 सहायक शिक्षक ( मनोविज्ञान ) 

सहायक शिक्षक 
14 

( दर्शन शास्त्र ) Philosophy 

सहायक शिक्षक 
15 | ( गृह विज्ञान ) 

Home Science 

सहायक शिक्षक 
16 

( कम्प्यूटर विज्ञान ) 

सहायक शिक्षक 
17 

Accounts - 1 , Business Study - 1 
18 सहायक शिक्षक Entrepreneurship 


लेवल -11 
लेवल -11 


02 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


. 


01 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


오 


01 


लेवल -11 


67700 


02 


लेवल -11 


67700 


01 


लेवल -11 


67700 


कुल योग 


21 


1083200 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 दिसम्बर 2021 


3 


06 


53100 


06 


53100 


लेवल -09 
लेवल -09 
लेवल -09 
लेवल -09 


04 


53100 


05 


53100 


05 


लेवल -09 


53100 


2.3 माध्यमिक शिक्षक 

19 सहायक शिक्षक ( अंग्रेजी ) 
20 सहायक शिक्षक ( हिन्दी ) 
21 सहायक शिक्षक ( संस्कृत ) 
22 सहायक शिक्षक ( भैतिकी + गणित ) 

सहायक शिक्षक 
23 

( रसायन विज्ञान + जीव विज्ञान ) 
सहायक शिक्षक 

( समाजिक विज्ञान ) 
24 

इतिहास –2 , भूगोल -2 . 

राजनीति शास्त्र -1 
25 सहायक शिक्षक ( आर्ट + क्राफ्ट ) 
26 सहायक शिक्षक ( कम्प्यूटर ) 


05 


लेवल -09 


53100 


01 


53100 


लेवल -09 
लेवल -09 


02 


53100 


27 


सहायक शिक्षक ( संगीत ) 


01 


लेवल -09 


53100 


28 


01 


लेवल -09 


53100 


सहायक शिक्षक ( नृत्य ) ( महिला को 
प्राथमिकता ) 
सहायक शिक्षक ( शारीरिक ) 
सहायक शिक्षक 


29 


02 


53100 


लेवल -09 
लेवल -09 


30 


03 


53100 


कुल योग 


41 


637200 


01 


56100 


01 


53100 


01 


लेवल -9 
लेवल -9 
लेवल -6 
लेवल -9 
लेवल -9 


35400 


01 


53100 


01 


53100 


02 


लेवल -4 


25500 


02 


35400 


01 


35400 


04 


लेवल -6 
लेवल -6 
लेवल -2 
लेवल -6 
लेवल -4 


19900 


01 


35400 


04 


25500 


2.4 शिक्षकेत्तर कर्मी 

31 . Administrative officer ( BES ) 
32 . 

OSD ( BES ) 
33 . 

P.A. to Principal 
34 . 

Medical Officer 
35 . Counsellor ( Female ) 

Compounder 
36 . 

( 1 पुरुष +1 महिला ) 
37 . Nurse ' A ' Grade / Metron 
38 . 

Head Clerk 
39 . 

LDC 
40 . 

Librarian 
41 . Computer Operator 

Lab Incharge ( Phy - 1 , Chem - 1 , 
42 . 

Bio - 1 , Geo - 1 ) 
43 . 

Account Officer 
44 . 

Accountant 
45 . 

Canteen Manager 
46 . 

Storekeeper 
47 . 

Head Cook 
48 . 

Cook 
49 . 

Driver 
50 . 

Electrician 
51 . 

Plumber 
52 . 

Gardener 
53 . 

सफाई कर्मी 
54 . 

परिचारी ( विशिष्ट ) 


04 


लेवल -4 


25500 


01 


35400 


01 


19900 


01 


25500 


02 


25500 


01 


19900 


09 


15700 


लेवल -6 
लेवल -2 
लेवल -4 
लेवल -4 
लेवल -2 
लेवल -1 A 
लेवल -2 
लेवल -1 A 
लेवल -1 A 
लेवल -1 A 
लेवल - ( - 1 ) 
लेवल - ( - 1 ) 


02 


19900 


02 


15700 


02 


15700 


02 


15700 


10 


14800 


7 


14800 


कुल योग 


63 


691900 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 दिसम्बर 2021 


इसके तहत विद्यालय में 01 प्राचार्य , 01 उप प्राचार्य , 21 विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों , 41 माध्यमिक 
शिक्षकों एवं 63 शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन किया जाता है । क्रमांक 53 पर अंकित सफाई कर्मी की सेवा बाह्य स्रोत 
से भी लिया जा सकता है । 

3. उक्त वेतनमान् पर 127 सृजित पदों के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भुगतान के 
व्यय का विकलन निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत होगा : 

माँग संख्या -21 , मुख्य शीर्ष - 2202 – सामान्य शिक्षा , उप मुख्य शीर्ष -02 माध्यमिक शिक्षा , लघु शीर्ष - 110 – अराजकीय 
माध्यमिक विद्यालयों को सहायता , उप शीर्ष - 0006 - सिमुलतला आवासीय विद्यालय , विषय शीर्ष -31 04 सहायक 
अनुदान - वेतन , विपत्र कोड - 21- 2202021100006 के अन्तर्गत किया जायेगा । 
4. प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति सिमुलतला आवासीय विद्यालय , सिमुलतला , जमुई का अनुमोदन प्राप्त है । 
5. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरशद फिरोज , 
उप सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1008-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


